रजिस्ट्री सं० डीएल - 33004/ 97 


. 


REGD. NO. D . L .- 33004/97 


. 


*4XN 


LIUN 
. 


भारतको राजपत्र 


सयपवजपत्ते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


J 


भाग II - खण्ड 3 - उप- खंड ( i ) 
PART N - Section 34 Sub -section (i) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं0 153 ] 
No. 153 ] 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 10 , 1997 / चैत्र 20 , 1919 
NEW DELHI, THRUSDAY, APRIL 10, 1997/ CHAITRA 20, 1919 


- - 


- - - 


- - 


- 


जल - भूतल परिवहन मंत्रालय 

( पत्तन पक्ष ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 10 अप्रैल , 1997 
सा . का . नि . 209 ( अ ) . -- महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 3 को उपधारा ( 6 ) के साथ पठित उप धारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा श्री ए. पी . भाटीकर, श्री के . बापी राजू, श्री आर. शनमगम और श्री पलटर डी. सुजा को नष मंगलर 
पत्तन के न्यासी बोर्ड में " अन्य हितों " का प्रतिनिधित्व करने के लिए न्यासी नियुक्त करती है और भारत सरकार, जल - भूतल परिवहन मंत्रालय ( पत्तन पक्ष ) 
की दिनांक 31 मार्च, 1997 की अधिसूचना सा. का . नि . सं . 180 ( अ ) में निम्नलिखित संशोधन करती है । 

2. उक्त अधिसूचना में क्रम सं . 11 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् : -- 
श्री ए. पी . भाटीकर 

- " अन्य हितों " का प्रतिनिधित्व करने के लिए । 
श्री के. बापी राजू 

" अन्य हितों " का प्रतिनिधित्व करने के लिए । 
श्री आर . शनमुगम 

" अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए । 
श्री वलटर डी, सुजा - " अन्य हितों " का प्रतिनिधित्व करने के लिए । 

[ फ . सं . पीटी - 18011/ 2/96 - पीटी ] 

के . वी . राष, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

( Ports Wing ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 10th April, 1991 
G . S. R . 209 ( E ). -- In exercisc of the powers conferred by sub -scction ( 1 ) rend with sub -section ( 6) of section 3 of the 
Major Port Trusts Act, 1963 ( 38 of 1963), the Central Government hereby appoints Shri A . P . Bhatikar , Shri K . Bapi Raju , 
Shri R . Shanmugam and Shri Walter D Souza as Trustees to represent " Other Interest " on the Board of Trustees for the Port 
of New Mangalore and make the following amendinent in the notification of the Government of India in the Ministry of 
Surface Transport ( Ports Wing ) G. S. R. No 180 ( E) dated 31st March, 1997 . 


923 GI / 97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - Şec , 3 (1)] 


LL 


2 . In the said notification after serialno. 11 and the city, relating thereto , thic following serial numbers and entries shall 
bc inserted namely : 
" 12 Shri. A . P . Bhatikar 

- Representing " Other Interest" 
13 Sluik , Bapi Raju 

Reprisculing "Oller luterust " 
14 . Shri R . Shanmugam 

Representing " Other Interest " 
15 . Shri Walter D Souza 

Representing "Other laterest" 


IF . No. PT- 18011/2 /96 -PT ] 

K . V. RAO JL. Secy. 


अधिसूचना 
T fart, 10 37 6 1997 


HI. Phil . ft. 210 ( 37 ). - H644 PR fyf144 , 1963 ( 1963 9138 ) # 7 ETT 8 034 - TT ( 1 ) GE ( 0 ) GRIGE RIPORT 
का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा श्री वी. पी . रामाराव, श्रमिक न्यासी को विशाखापत्तनम पत्तन के न्यासी बोर्ड से हटाती है । 


[ . . . . 18011/8 /95 - 4121 ] 

के . वी . राष, संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 10th April, 1997 


G . S . R . 210 ( E ). In exercise of the powers conferred by clause ( aa ) of sub -section (1 ) of Section 8 of the Major Port 
Trist Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby removes Shri V . V . Rama Rao as a Labour Trustee from the 
Board of Trustees for thc Port of Visakhapatnami, 


|F. No. PT - 18011/8 /95 -PT] 

KV. RAO , Joint Secy . 


Printed by the Manuger, Govt of India Press. Ring Road , Mayapun . New Delhi- 110064 

und l ublished by the Controller of Publications , Delhi- 110054 - 1997 


